सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र , 193 8 ( श० ) 


संख्या 2 62 राँची, मंगलवार, 


12 अप्रैल, 20 16 ( ई० 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 


12 अप्रैल , 2016 


संख्या 1 नि . स्था . 2 0 5 / 05 ( खण्ड) - 1477 भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए झारखण्ड राज्यपाल, एतद द्वारा झारखण्ड राज्य के निबंधन सेवा में भर्ती 
की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त, नियमावली, 2 0 11 में निम्नांकित संशोधन करते हैं : - 
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भः 

i. यह नियमावली झारखण्ड निबंधन सेवा ( नियुक्ति , प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संशोधन 
नियमावली, 2 0 15 " कही जा सकेगी । 

ii. इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 

iii. यह तुरन्त प्रवृत होगी । 
2 . ( i ) नियमावली के अध्याय- 4 ( सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) में अंकित कंडिकाओं के 
नियम को संशोधित / विलोपित करते हुए नियमावली में निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है: - 

कंडिका- 13 - नियुक्ति की प्रक्रिया: - झारखण्ड निबंधन सेवा के मूल कोटि के 25 प्रतिशत पद सीमित 
प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेगें । उक्त परीक्षा में राज्य सरकार के वैसे सरकारी सेवक भाग ले 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 12 अप्रैल , 2016 
सकेगें, जिनकी सेवा झारखण्ड सरकार में न्यूनतम 5 ( पांच) वर्षों की हो तथा वे अपने संवर्गीय पद पर 
सम्पुष्ट हों । 

कंडिका 14 को विलोपित किया जाता है । 

कंडिका 15 -नियुक्ति की योग्यताएँ . को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है । 
क - ( i) शैक्षणिक योग्यताएँ:. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होंगे । 

( ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग ले सकेगें, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता 
परीक्षा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग ग्रुप “ ग एवं ख " , जैसा की झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 30 परिशिष्ट- 5 में परिभाषित है, में कार्यरत हों एवं सेवा उत्तकृष्ट कोटि की हो तथा 
धारित पद का ग्रेड वेतन अवर निबंधक के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो । संबंधित कर्मी निलम्बित 
नहीं हो , उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/ अपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हो तथा सेवा काल में कोई 
दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया हो । 

( iii) जिस बैच की परीक्षा है उसके लिए निर्धारित अहर्ता की तिथि मानक तिथि उस वर्ष की ( पहली 
अगस्त ) को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो । 


( ख ) किन्तु वह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन से अधिक अवसरों पर भाग नहीं ले सकेगा । 
( ग ) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अवर निबंधक , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का 
पाठ्यक्रम निम्नवत होगा: - 
( क ) प्रथम- पत्र General Studies Paper-I ( वस्तुनिष्ठ ) - 100 अंक 
( i) History of India and Indian National Movement 

India and world Geography 
( iii ) India Polity and Economy 
( iv) History, Geography , Economy and Culture of Jharkhand 
( ख ) द्वितीय- पत्र General Studies Paper- II ( वस्तुनिष्ठ ) 

- 100 अंक 
( i) General Science 
( ii) GeneralMental Ability 
( iii) Current Events of State , National and International Importance 


( ग ) तृतीय- पत्र (विषयनिष्ठ ) 


- 100 अंक 


| ( 1 ) झारखण्ड सेवा संहिता 

( 6 ) झारखण्ड राज्य सरकारी सेवक आचार 

नियमावली 
( 2 ) झारखण्ड पेंशन नियमावली 

( 7 ) झारखण्ड कोषागार संहिता 
( 3 ) झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली ( 8 ) झारखण्ड वित्तीय नियमावली 
( 4 ) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण ( 9 ) झारखण्ड असैनिक सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण 
नियमावली 

एवं अपील ) नियमावली 


( 5 ) झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली 


( घ ) मौखिक परीक्षा- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 12 अप्रैल, 2016 


( इ ) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों को सफल 
होने के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक का न्यूनतम चालीस प्रतिशत अर्हत्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है , 
जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत तक की छूट दी 
जा सकेगी, 

परन्तु यह कि न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों मे से उस वर्ष की 
सम्पूर्ण रिक्तियों को भरे नहीं जा सकने की स्थिति में शेष रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ 
दिया जायेगा । 

कंडिका- 16 - आयोग को रिक्तियों का संसूचन निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
I. सरकार द्वारा संयुक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु रिक्तियों का संसूचन आयोग को 
प्रत्येक वर्ष 2 8 / 29 फरवरी तक किया जाएगा । 


का 


आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदक अपना आवेदन विभागाध्यक्ष के माध्यम से 

आयोग को भेजेगा । 
II. संयुक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोग यथोचित शुल्क वसूल कर सकेगा । 


कंडिका 17 - को विलोपित किया जाता है । 


नियमावली की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 26 2 – 50 । 


